सत्यमेव जबते 
ज्ञारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


3 अग्रहायण, 1944 (श०) 


संख्या - 556 राँची, गुरूवार, 24 नवम्बर, 2022 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


शुद्धि पत्र 
संख्या- 12/प्रो०-08-04/2014 का० 6545/रॉँची, दिनांक-19/10/2022--श्री नागेन्द्र शर्मा, वरीयता 
क्रमांक-63, (झाण्स०आश्से०), प्रधान आप्त सचिव, महाधिवकता कार्यालय, झारखण्ड, राँची को वरीय 
प्रधान आप्त सचिव कोटि (पे मैट्रिक्स, लेवल-12) में प्रोन्‍नति प्रदान करते हुए स्थानांतरित कर 
पदस्थापित करने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-6523, दिनांक-18.10.2022 में अंकित 
“वरीय प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद” के स्थान पर “प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद” 
पढ़ा जाय | 


2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे | 
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 


एच० Ho Fury, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्गरणालय, wel दवारा प्रकाशित एवं मुद्वित, 
झारखण्ड गजट (असाधारण) 556 -50 


